निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 362 ) 


4 श्रावण 1933 ( AO ) 
पटना , मंगलवार, 26 जुलाई 2011 


सं0 10 / स 5 - 03 / 09 मा0 - 410 
मानव संसाधन विकास विभाग 


- 


- - 


- - - 


- 


संकल्प 

17 मई 2011 
विषयः — बिहार राज्य स्थित सैनिक स्कूल, नालन्दा एवं सैनिक स्कूल, गोपालगंज में अध्ययनरत बिहार के छात्रों के 

लिए छात्रवृत्ति एवं अभिभावक की आय सीमा तथा सैनिक स्कूल, नालन्दा एवं सैनिक स्कूल, गोपालगंज में 
अध्ययनरत छात्रों के लिए पोषाहार की दर को पुनरीक्षित करने के संबंध में । 

छात्रों के शारीरिक , मानसिक एवं चारित्रिक गुणों को विकसित कर उन्हें एक अच्छे नागरिक के रूप में 
तैयार करने के साथ - साथ देश की रक्षा सेवाओं में अधिक से अधिक नियोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बिहार 
राज्य में अवस्थित सैनिक स्कूल, नालन्दा एवं सैनिक स्कूल, गोपालगंज की स्थापना की गई है । इन दोनों सैनिक 
स्कूलों में अध्ययरनत छात्रों में बड़ी संख्या में छात्र बिहार के निवासी है । वे अपने मेधा एवं अपने कठिन मेहनत के 
बल पर इन दोनों सैनिक स्कूलों में जगह पाते है । उनमें अधिकांश छात्र मध्यम एवं निम्न आय वर्ग के है । उनके 
आर्थिक मदद हेतु पूर्व से ही सैनिक स्कूल सोसाइटी रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के नियमानुसार राज्य सरकार 
द्वारा इन सैनिक स्कूलों में अध्ययनरत बिहार के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति एवं पोषाहार मद में निम्नांकित दर पर 
दिया जाता है - 

सामान्य / अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति छात्रों के लिए वर्तमान स्वीकृत दर 
क्रमांक अभिभावक का प्रति माह आय 

छात्रवृत्ति दर 

पोषाहार दर 
____ 01 रु0 8000 तक 

रु0 29282 प्रत्येक वित्तीय वर्ष में रु0 17.50 

प्रति छात्र की दर से कुल 295 

दिनों के लिए 
02 रु0 8001 से रु0 10 , 000 तक 

रु0 21961. 50 

तथैव 
03 रु0 10 ,001 से रु0 12, 000 तक 

रु0 14641 

तथैव 
04 रु0 12, 001 से रु0 15,000 

रु0 7320. 50 

तथैव 
| 05 रु0 15, 000 से अधिक 

शून्य 

तथैव 


2. वर्तमान समय में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि एवं पुनरीक्षित छठा वेतनमान लागु होने के कारण सभी 
सैनिक विद्यालयों में शुल्क की राशि में वृद्धि हो गई है । इस संबंध में विभिन्न स्तर से प्राप्त मांगो पर सम्यक रूप से 


बिहार गजट ( असाधारण), 26 जुलाई 2011 


विचार करते हुए राज्य सरकार द्वारा बिहार राज्य में स्थित सैनिक स्कूल, नालन्दा एवं सैनिक स्कूल, गोपालगंज में 
अध्ययनरत बिहार के छात्रों के लिए वर्तमान छात्रवृत्तिके साथ - साथ छात्रवृत्ति पाने की पात्रता के लिए अभिभावक की 
प्रतिमाह आय सीमा में भी वृद्धि करने एवं पोषाहार दर को पुनरीक्षित करने का निर्णय लिया है । अतः अभिभावक की 
वर्तमान प्रतिमाह आय सीमा रु0 8,000 ( आठ हजार) से रु0 15,000 (पन्द्रह हजार ) को बढ़ाकर रु0 19,000 ( उन्नीस 
हजार ) से रु0 35 ,000 (पैंतीस हजार) करने का निर्णय लिया गया है । 

3. निम्नांकित विवरणी अनुसार सामान्य / अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के छात्रों के अभिभावक के 
प्रतिमाह आय के आधार पर छात्रवृत्ति एवं पोषाहार को पुनरीक्षित करने का निर्णय लिया गया है : 


छात्रवृत्ति दर 


पोषाहार दर 


क्र० । अभिभावक का प्रति माह 

आय 
01 रु0 19, 000 तक 


| पूर्ण वार्षिक शुल्क रु0 35,000 


प्रत्येक वित्तीय वर्ष में रु0 43 
प्रति छात्र की दर से कुल 
295 दिनों के लिए 

तथैव 


तथैव 


02 रु0 19, 001 से रु0 23, 400 | तीन चौथाई वार्षिक शुल्क रु0 26,250 

तक 
03 रु0 23 ,401 से रु0 27, 000 आधी वार्षिक शुल्क रु0 17,500 

तक 
04 रु0 27,001 से रु0 35 , 500 एक चौथाई वार्षिक शुल्क रु0 8,750 
05 | रु0 35, 501 से अधिक | शून्य 


तथैव 
तथैव 


4. यह आदेश निर्गत की तिथि से प्रभावी होगा । 
आदेश: - आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाये तथा 
संबंधित पदाधिकारियों को इसकी सूचना दी जाए । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से, 

अंजनी कुमार सिंह, 
प्रधान सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 362-571 + 200 -डी0टी0पी0 । 

Website : http ://egazette .bih .nic. in 


